AND 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


15 कार्तिक , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1006 राँची, मंगलवार , 


6 नवम्बर, 2018 (ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


02 नवम्बर , 2018 


संख्या : - 03 नि० न० - 05 / 2018 रा०नि०आ० : 1500 – झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 541 (3) एवं (4) 
तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 25 तथा 26 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका उप निर्वाचन , 2018 के निमित्त विभिन्न पदों के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका) - सह 
उपायुक्त , जामताड़ा एवं सरायकेला - खरसावाँ द्वारा नामित किए गए निम्नांकित पदाधिकारियों को निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची 
पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है : 


पद का नाम 


8.8 


जिला का । नगर निकाय का 
नाम 

नाम 


पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट 
निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं । 

पदनाम 


पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट 
सहायक निर्वाची पदाधिकारी का 

नाम एवं पदनाम 


वार्ड पार्षद 


श्री चन्द्रदेव प्रसाद, 


श्री सचिन्द्र महथा , 


जामताड़ा | मिहिजाम नगर 

परिषद् (वर्ग- ख ) 


( वार्ड सं0 - 03) 


अंचल अधिकारी, जामताड़ा, सहायक अभियंता, 
अंचल कार्यालय, जामताड़ा 

भवन अवर प्रमण्डल , जामताड़ा , 
मो0 - 9934204702 

भवन निर्माण विभाग, 


भवन प्रमण्डल, जामताड़ा , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 6 नवम्बर , 2018 


वार्ड पार्षद 


सरायकेला - | आदित्यपुर नगर 
खरसावाँ निगम 


श्रीमती कामिनी कौशल लकड़ा, | श्री चन्द्रशेखर तिवारी , 


वार्ड सं0 - 28 


अंचल अधिकारी, गम्हरिया 


अंचल निरीक्षक, गम्हरिया 


श्री श्रवण कुमार निराला, 


प्र0स0प्र0पदा0, गम्हरिया 


उपाध्यक्ष 


श्री अरूण वाल्टर सांगा, 


श्री अमरेन्द्र कुमार, 


कपाली नगर 
परिषद ( वर्ग - ख ) 


परियोजना निदेशक , 


सहायक निदेशक, सामाजिक 
सुरक्षा कोषांग, सरायकेला 


आई0टी0डी0ए0. 
सरायकेला - खरसावाँ 


श्री रामानन्द वर्मा, 


सहायक अभियंता, चाण्डिल 


वार्ड पार्षद 


श्री सुनील कुमार, 


श्रीमती निर्मला कुमारी, 


( वार्ड संख्या - 10 एवं 15) | अंचल अधिकारी, चाण्डिल 


प्र0बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी, चाण्डिल 


श्री संतोष कुमार , 


अंचल निरीक्षक , चाण्डिल 


। वार्ड पार्षद 


| श्रीमती शुभा रानी, 


श्री दिलीप कुमार, 


सरायकेला नगर 
पंचायत 


( वार्ड सं0 - 10) 


अंचल अधिकारी, सरायकेला 


प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी , 
सरायकेला 


श्री रामाकान्त कुमार, 


कनीय अभियंता, लघु सिंचाई 
प्रमण्डल , सरायकेला 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / - ( अस्पष्ट ), 
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1006 -- 50 


